रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 25 , 2018 / श्रावण 3 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 25 , 2018 /SHRAVANA 3, 1940 


सं . 503 ] 
No. 503]] 


श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 
(खान सुरक्षा महानिदेशालय) 

अधिसूचना 

धनबाद, 18 जुलाई, 2018 . 
सा . का . नि . 673( अ). - कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 208 के उप -विनियम ( 3 ) के तहत प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , प्रशांत कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक , खान सुरक्षा महानिदेशक के 
रूप में भी नामित , एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि निम्नलिखित यंत्र, उपकरण , मशीनरी तथा अन्य सामग्री जो 
भूमिगत खान में प्रयोग किये जाते हैं या किये जा सकते हैं , ऐसे प्रकार , मानक और उत्पादक कंपनी के होंगे जो मेरे 
द्वारा सामान्य या विशेष लिखित ओदश द्वारा अनुमोदित होंगे , एवं यदि ऐसा कोई यंत्र, उपकरण , मशीनरी तथा 
अन्य सामग्री मेरे द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, मेरे द्वारा पूर्वोक्त अनुमोदित से अलग, कोई यंत्र, उपकरण , 
मशीनरी या अन्य सामग्री किसी खान में प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे : 
क्रम सं . यंत्र , उपकरण , मशीनरी एवं अन्य सामग्री 

विशेष / सामान्य ओदश 
सेफ्टी लैम्प 

विशेष आदेश 
इलेक्ट्रीक लैम्प ( कैप लैम्प ) 

विशेष आदेश 
3 | अनुज्ञात विस्फोटक 

विशेष आदेश 
| एक्सप्लोडर 

विशेष आदेश 
| निम्न के लिए जाँच उपकरण 

विशेष आदेश 
( क ) कार्बन मोनोऑक्साइड 
( ख ) कार्बन डाइआक्साइड 
( ग) हानिकारक गैस 
( घ ) ऑक्सीजन 


1 


2 


4239 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


विशेष आदेश 


०० 


10 


विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 


12 


( ङ ) ज्वलनशील गैस 
( च ) हाइड्रोजन सल्फाइड 

( छ) नाइट्रस धुएं 
6 | खान पर्यावरण निगरानी उपकरण 

( क ) टेलिमॉनिटरिंग सिस्टम 

( ख ) लोकल मीथेन डिटेक्टर 
7 | पावर सपोर्ट एवं उसके घटक 

आदमी आरोहण प्रणाली 
वाइडिंग रस्सा 

बैलेंस रस्सा 
11 आदमी आरोहण हेतु हॉलेज रस्सा 

भूमिगत लोकोमोटिव 
13 | आंतरिक दहन इंजन 
14 ज्वालारोधी, आंतरिक रूप से सुरक्षित , भूमिगत कोयला खान में प्रयोग हेतु सुरक्षा वर्धित 

विद्युत उपकरण । 
15 भूमिगत कोयला खान में प्रयोग हेतु विद्युत प्रकाश उपकरण। 
16 कोयला धूल मीटर 
17 शाफ्ट लोडर 
18 

सेल्फ एडवासिंग गोफ एड्ज सपोर्ट 
19 भूमिगत कोयले खानों में पहली बार प्रयोग हेतु स्टोन डस्ट बैरियर का वैकल्पिक प्रणाली 
20 लक्स मीटर 
21 स्वयं बचाव उपकरण 
22 | पत्थर धूल अवरोध ( स्टोन डस्ट बैरियर ) 
23 | सेफ्टी लैंप का शीशा 
24 | कैप लैंप बल्ब 
25 टब कपलिंग 
26 आग प्रतिरोधी ब्रैटिस सहित प्लास्टिक शीटिंग और वेंटिलेशन डक्टिंग 
27 | औद्योगिक सुरक्षा बेल्ट और हार्नेस ( सतही खानों के लिए भी ) 
28 हाईड्रोलिक रूफ सपोर्ट , हाईड्रोलिक प्रॉप्स , फ्रिक्सन प्रॉप्स और प्रॉप्स सेटिंग डिवायसेस 
29 लिंक बार्स 
30 दस्ताने , चश्मे , पिंडली का गार्ड , कान ठेपी , धूल स्वांस यंत्र / धूल मुखौटा, परावर्तक / उच्च 

दृश्यता हार्नेस साज और दूसरे बचाव उपकरण ( सतही खानों के लिए भी ) 
31 अग्निशमन एवं अग्नि दमन प्रणाली जिसमें स्वचालित अग्नि का पता लगाने और दमन प्रणाली 

शामिल हैं 
32 स्टील स्पोर्टस् ( कॉग्स , चॉक , प्रॉप्स ), रूफ बोल्ट्स , सिमेंट और रेजिंग ग्राउट्स 
33 | ध्वनि मापक यंत्र 
34 | भूमिगत कन्वेयर बेल्ट 
35 इंड फिटिंग के साथ हाई प्रेशर हाईड्रोलिक होस (फायर रेजिस्टेंस ) 
36 भूमिगत मशीनरी में इस्तेमाल हेतु हाइड्रोलिक फल्यूड ( अग्नि प्रतिरोधी ) 
37 धूल प्रतिदर्शक 
38 केज सस्पेंशन गीयर 
39 केज सस्पेंशन गीयर इण्क्लूडिंग ब्रिडिल चेन 
40 | ऑटोमैटिक कॉन्ट्रीवेंस । 
41 | पावर ब्रेक 
42 

| स्वचालित गति सारणी अभिलेख 
43 | स्ट्राटा मॉनिटरिंग डिवायसेस / लोड शेल / ऑटो वार्निंग डिवायसेस 
44 वाटर एम्पुल्स / जेल एम्पुल्स / स्टेमिंग पलग्स 

| फलेम सेफ्टी लैम्प के लिए तेल 
___ 46 केमिकल डस्ट सप्रैसेन्ट इण्क्लूडिंग ऐडेटिव्स 


विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
विशेष आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 


सामान्य आदेश 


सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 


45 


कर 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


47 डिटैचिंग हुक 
48 विद्युतीय , संचार , विस्फोट और विशेष उपयोग हेतु तार 
49 | छिद्रन / वेधन यंत्र में धूल दमन / निषेध उपकरण 

| 
50 पोर्टेबल हाईड्रोलिक ड्रिलिंग मशीन 
51 इनट्रेन्सकली सेफ इंसुलेशन टेस्टर 
52 श्रव्य दृश्य चेतावनी यंत्र 
53 पिट बॉटम बफर 
54 | आपात वाष्प स्टॉप वाल्व 
55 फ्रिक्सन स्टेविलाईजर | स्पिलिट सेट्स फ्लुइड एक्सपेंडेबल रॉक बोल्ट्स 
56 कांच / रेशा प्रबलित प्लास्टिक / बहुलक ( जी . आर. पी . / एफ . आर. पी .) रॉक बोल्ट असेंबली 
57 सभी प्रकार के सुरक्षात्मक जूते ( सतही खानों के लिए भी ) 
58 हेलमेट ( सतही खानों के लिए भी ) 


सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 
सामान्य आदेश 


[ संचिका सं . एस - 29022/ 1/ 2018- सामान्य ] 
प्रशांत कुमार सरकार , मुख्य खान निरीक्षक एवं खान सुरक्षा महानिदेशक 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
(Directorate General of Mines Safety) 

NOTIFICATION 

Dhanbad , the 18th July , 2018 
G . S . R . 673 ( E ). — In exercise of the powers conferred on me under sub - regulation ( 3 ) of the 
Regulation 208 of the Coal Mines Regulations, 2017 , I, Prasanta Kumar Sarkar, Chief Inspector of Mines , 
also designated as the Director- General ofMines Safety, hereby specify the following appliances, equipment, 
machinery and other material that are or may be used in a underground coal mine , which shall be of such type , 
standard and make as approved by me by a general or special order , and where any such appliances, 
equipment, machinery and other material had been specified by me, any such appliances, equipment, 
machinery and other material other than the approved by me as aforesaid , shall not be used in any mine : — 


Appliances, Equipment,Machinery and other material 


Special / General order 


SI. 

No. 
___ 1 


Special order 
Special order 
Special order 
Special order 
Special order 


| Flame Safety Lamp 
| Electric torch( Cap Lamp ) 

Permitted Explosives 
Exploders 
Apparatus for detecting 

( a ) Carbon monoxide 
(b ) Carbon dioxide 
( c ) Noxious gasses 
(d ) Oxygen 
( e ) Inflammable gas 
(f) Hydrogen Sulphide 

( g ) Nitrous fumes 
Mine environmentmonitoring apparatus 

(a ) Telemonitoring System 

(b ) LocalMethane Detector 
Power supports & its components 
Man Riding System 
Winding Rope 
Balance Rope 
Haulage rope for man riding 
| Underground Locomotive 
Internal Combustion Engine 


Special order 


8 


Special order 
Special order 
Special order 
Special order 
Special order 
Special order 
Special order 


13 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


Special order 


17 


Special order 
Special order 
Special order 
Special order 
Special order 


20 


| 21 


22 
| 23 


24 


25 


Special order 
Special order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 


26 
27 
28 
29 


30 


31 


General order 


32 


| 34 


Flame Proof, Intrinsically safe, increased safety Electrical equipment for use in UG 
Coal Mines . 
Electrical lighting apparatus for use in UG Coal mines . 
Coal Dust Explosibility Meter 
Shaft Loader 
Self advancing goaf edge supports 
Alternative measures in lieu of Stone dust barriers and other system to be used for 
the first time in underground coalmines 
Lux meter 
Self Rescuers 
Stone Dust barrier 
Glass of Flame Safety Lamps 
Cap Lamp Bulbs 

Tub Couplings 
| Fire - resistant brattices including plastic sheeting and ventilation ducting 

Industrial Safety Belt & Harness (for above ground also ) 
| Hydraulic roof support, Hydraulic props , Friction Props and Prop setting Devices 

Link bars 
Gloves , Goggles, Shin Guards, Ear Plugs, Dust Respirators / Dust Mask , 
Reflective /High Visibility Harness and other protective equipment ( for above 
ground also ) 
Fire Fighting & Fire suppression systemsincluding automatic fire detection and 

suppression systems 
| Steel supports (Cogs , Chock , Props), Roof Bolts , Cement and Resin Grouts 

Noise level meter 
| Underground Conveyor belting 
High pressure hydraulic hose with its end fitting (Fire resistant) 
Hydraulic fluid used in underground machinery ( Fire Resistant) 

Dust Sampler 
| Cage suspension Gear 

Cage Suspension Gear including Bridle chain 
Automatic Contrivance 

Power Brake 
| Automatic Speed Chart Recorder 

Strata monitoring devices /Load cell / Auto warning devices 
Water ampoules/Gel ampoules/Stemming plugs 
| Oil of Flame Safety Lamps 

Chemical dust suppressant including additives 
Detaching Hooks 
Electrical, Communication , shot firing and special application cables 
Dust Suppression /prevention devices in drilling/boringmachines 
Portable hydraulic drilling machine 
Intrinsically safe insulation tester 
Audio visual alarm 
Pit bottom buffer 
Emergency Steam stop valve 
Friction stabilizers/ split sets fluid expandable rock bolts 
Glass / fiber reinforced plastic / polymer (GRP /FRP ) rock bolt assemblies 
Protective Footwear of all types( for above ground also ) 
Helmets ( for above ground also ) 


35 


37 


39 


40 


41 


| 42 


General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 
General order 


48 


| 53 


* eats fluid expandable rock bol molt assemblies 


56 
57 
58 


General orden 


General order 
General order 


[F . No. S - 29022/ 1/2018 -Genl.] 
PRASANTA KUMAR SARKAR , Chief Inspector of Mines & Director General ofMines Safety 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 

RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2018.07 .27 19:07:39 
+ 05 30 


